रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


HERE 


Trt... 


सत्यमेव जयते 





भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


I 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . . 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II _ Section 3 --- Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , अगस्त 4 , 2010 / श्रावण 13 , 1932 
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4 , 2010 /SHRAVANA 13, 1932 


सं. 435] 
No. 435 ] 


वस्त्र मंत्रालय 

अधिसूचना 
. नई दिल्ली, 4 अगस्त , 2010 
सा . का. नि . 657 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम , 2008 ( 2009 का 12 ) की धारा .21 .. . 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जूट विनिर्मिति विकास परिषद् ( प्रक्रियात्मक ) नियम , 2002 को उन बातों . 
के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , 
निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम , 2010 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


... 2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- . 

( क) “ अधिनियम ” से राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम , 2008 . अभिप्रेत है ; .. 
( ख ) “ प्ररूप ” से इस नियम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है : 


. (2) शब्दों और पदों के, जो इन अधिनियम में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है, वहीं अर्थ होंगे जो 
उनके अधिनियम में हैं । 


3. अध्यक्ष के कार्य और शक्ति - अधिनियम के उपबंधों के अधीन , अध्यक्ष बोर्ड के कार्यों के सभी 
प्रकार के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा । 


4. उपाध्यक्ष के कार्य और शक्ति --- उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में , बोर्ड की सभी बैठकों की . 

अध्यक्षता करेगा । 
3057 GI /2010 


. 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 

[PART II Sec. 3(1)] 
5. सदस्य की पदावधि-- सदस्य अपने पद धारण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद . 
धारण करेगा । 


. 


6. सदस्यों की रिक्ति को भरा जाना-- (1) बोर्ड के सदस्य की रिक्ति , पदेन सदस्य को छोड कर , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा ( 4) में विनिर्दिष्ट रीति में , यथास्थिति, नामनिर्देशन या 
नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी । 
( 2) किसी रिक्ति को भरने के लिए यथास्थिति , नामनिर्दिष्ट या नियुक्त कोई सदस्य , उस स्थान . . 
जिस पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट या नियुक्त हुआ है, सदस्य की शेष पदावधि तक पद धारण 
करेगा । 


. 


7. वार्षिक रिपोर्ट -- बोर्ड अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्ररूप-1 में तैयार करेगा और आगामी वर्ष के 31 
___ . अगस्त से पहले केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्रीय सरकार संसद् के दोनों सदनों के 

पटल पर ऐसी रिपोर्ट रखेगी । . 


8. लेखों और अन्य संबंधित अभिलेखों की वार्षिक विवरणी-- 
(1) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त बारह मास की अवधि की समाप्ति पर बोर्ड निम्नलिखित . . 

वित्तीय विवरण तैयार करेगा :-- 
. .. (i) प्ररूप 2 में तुलनपत्र ; .. 
. (ii ) प्ररूप 3 में आय और व्यय लेखा ; . 
. ( iii) प्ररूप 4 में प्राप्ति और संदाय लेखा । .. 


( 2) बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेखों के वार्षिक विवरण को भारत के नियंत्रक -महालेखा 

परीक्षक को वर्ष जिससे वह संबंधित है से आगामी 30 जून को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जो 
. कि बोर्ड के लेखों और रिपोर्ट की संपरीक्षा करेंगे और उस पर रिपार्ट देंगे । 

(3), बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से अंगीकृत लेखों की वार्षिक विवरणी और भारत के नियंत्रक -महालेखा । 
परीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् , उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, बोर्ड के सचिव द्वारा . . 
केन्द्रीय सरकार को वर्ष जिससे लेखे संबंधित है से आगामी 30 सितम्बर से पहले प्रस्तुत करेगा । 


. . 


केन्द्रीय सरक 


. 


(4) बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् खंड ( ) में वर्णित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, प्राप्ति और । 
संदाय लेखा पर बोर्ड का सचिव हस्ताक्षर करेगा । 

प्ररूप. 1 
वार्षिक रिपार्ट का प्ररूप . 


विषय वस्तु : 


1. 


. 


. 


2. राष्ट्रीय जूट बोर्ड की विशिष्टताएं 

प्रस्तावना 
अनुसंधान और विकास में प्रमुख उपलब्धियां । 
वर्ष के दौरान नीति मध्यक्षेप . 
संसद् संबंधी मामले 
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 . 
राजभाषा 


- - 


TH 


HA " 


MITH 


T 


IFFTITUTETIT TE TRETE DAMtihan 


[ भाग II —- खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. 


कृत्य और संगठनात्मक गठन 


प्रस्तावना 
बोर्ड का गठन 
बोर्ड और स्थायी समिति की बैठक 
राष्ट्रीय जूट बोर्ड में केन्द्रीय सरकार की आरक्षण नीति का क्रियान्वयन 
राष्ट्रीय जूट बोर्ड के अधीन निःशक्त व्यक्तियों की भर्ती । 
राष्ट्रीय जूट बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट और इकाइयां 
क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय विकास कार्यालय 
राष्ट्रीय जूट बोर्ड में कंप्यूटीकरण 
परामर्श 
सतर्कता 
राजभाषा नीति का क्रियान्वयन . . 
लोक सूचना प्रकोष्ठ 


वित्त और लेखा 


सहायता अनुदान और व्यय की प्राप्तियां 
वर्ष के लिए अनुमोदित उपबंध 
आंतरिक संपरीक्षा . 


. 


5 . 


परियोजना/ स्कीम 
11वीं योजना ( 2007 -12) के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों का 
क्रियान्वयन 
विदेशी निधीयन से परियोजनाएं 
अनुसंधान और विकास निधि से परियोजनाएं 
अनुसंधान और विकास तथा विस्तार 
राष्ट्रीय जूट बोर्ड में अनुसंधान और विकास की विशिष्टताएं 
राष्ट्रीय जूट बोर्ड समर्थक सेवाएं . 
प्रशिक्षण 
प्रचार कार्यक्रम, प्रेस और मीडिया संबंध 
जूट बीज उत्पादन और प्रदाय 
बाजार समर्थन 


. 


जूट सांख्यिकी . 
अपरिष्कृत जूट उत्पादन 
अपरिष्कृत जूट की कीमतें 
जूट माल निर्यात और आयात 


रेखाचित्र . . 


उपाबंध . 
बोर्ड सदस्यों की सूची 
संक्षेपाक्षर 


(रुपएमें) पूर्ववर्ष 


-nil 


Ti 


- 


- 


- 


॥३॥| 


प्ररूप2 वित्तीयकथनकाप्ररूप(गैर-लाभकारीसंगठन).. 
संगठन 
का 
नाम 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

.....कोतुलनपत्र समग्र/पूंजीनिधिऔरदायित्व 

अनुसूची..वर्तमानवर्ष समग्र/पूंजीनिधि- आरक्षितिऔरअतिशेष निश्चित/विन्यासनिधियां सुरक्षितऋणऔरउधार असुरक्षितऋणऔरउधार आस्थगितलेनदारीदायित्व वर्तमानदायित्वऔरउपबंध कुल आस्तियां नियतआस्तियां निवेश-अन्य वर्तमानआस्तियां,ऋण,अग्रिमआदि प्रकीर्णव्यय (अलिखितयासमायोजितसीमातक)। कुल महत्वपूर्ण आकस्मिकदायित्वऔरलेखापरटिप्पण 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. . 


..... 


. 


- 


[PART II - SEC. 3(1)] 


LHI 


. 


. 


[ भाग II खण्ड 3(i) ] 


(रुपएमें) 


वर्तमानवर्ष 


पूर्ववर्ष 


305248) 10 -- 2 


। 


प्ररूप3 वित्तीयकथनकाप्ररूप(गैर-लाभकारीसंगठन) संगठनकानाम....::.. 

....समाप्तअवधि/वर्षकेलिएआयऔरव्ययलेखा आय 

अनुसूची विक्रय/सेवासेआय 

12 अनुदान/सब्सिडी 

13 फीस/अभिदान निवेशसेआय(निश्चित/विन्याससेनिवेशपरआय/निधियोंकोअंतिरित| 15 निधियां) स्वामिस्व,प्रकाशनआदिसेआय अर्जितब्याज अन्यआय तैयारमालकेस्टाकमेंबढ़ोतरी/(कमी)औरकार्य-प्रगति 
कुल 
( 
क 
) व्यय स्थापनाव्यय अन्यप्रशासनिकव्ययआदि अनुदानों,सब्सिडीआदिपरव्यय ब्याज अवक्ष्यण.(अनुसूची8केतत्सथानी-वर्ष-अंतमेंकुलयोग) कुल(ख) व्ययसेआयकेआधिक्यकाबकाया(क-ख) विशेषआरक्षितिकोअंतरण(प्रत्येकविनिर्दिष्टकरें) साधारणआरक्षितिको/सेअंतरण बकायाअतिशेष/(कमी)समग्र/पूंजीनिधिकोअग्रेषित महत्वपूर्णलेखानीतियां आकस्मिकदायित्वऔरलेखापरटिप्पण 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


प्ररूप4 वित्तीयकथनकाप्ररूप(गैर-लाभकारीसंगठन)।. संगठनकानाम... 

....समाप्तवर्ष/अवधिकेलिएअभिप्राप्तियांऔरसंदाय 


. 


. 


(रुपएमें) पूर्ववर्ष 


वर्तमानवर्ष 


पूर्ववर्ष। 


सदाय. 


वर्तमानवर्ष 


I.व्यय. क)स्थापनाव्यय(अनुसूची20से तत्स्थानी) ख)प्रशासनिकव्यय(अनुसूची21से 


..तत्स्थानी) 


अभिप्राप्तियां I.आरंभिकअतिशेष क)हाथनकदी ख)बैंकअतिशेष i)चालूखातेमें ii)जमाखातेमें |iii)बचतखाते II.प्राप्तअनुदान (क)भारतसरकारसे (ख)राज्यसरकारसे (ग)अन्यस्त्रोतों(वर्णन) (पूंजीकेलिएअनुदानऔरराजस्वव्यय पृथकदर्शितकिएजाएं) 


AmA 


II.विभिन्नपरियोजनाओंकेलिएनिधियों सेकिएगएसंदाय (प्रत्येकपरियोजनाकेलिएकिएगएसंदाय. 
अस्य कीविशिष्टियोंकेसाथनिधियापरियोजना कानामदर्शितकियाजानाचाहिए). 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


III.निम्नलिखितमेंनिवेशसेआय. क)निश्चित/विन्यासनिधियां ख)स्वनिधियां(अन्यनिवेश) 


III.किएगएनिवेशऔरजमा क)निश्चित/विन्यासनिधियोंसे ख)स्वनिधियोंसे(निवेश-अन्य) 


- 


- 


IV.प्राप्तब्याज क)बैंकजमापर ख)ऋण,अग्रिमआदि 


IV.नियतआस्तियोंऔरपूंजीकार्यप्रगति.. परव्यय क)नियतआस्तियोंकाक्रय ख)पूंजीकार्यप्रगतिपरव्यय 


V.अन्यआय(विनिर्दिष्टकरें) 


. 


...V.अतिशेषधन/ऋणकीवापसी 

क)भारतसरकारको 

ख)राज्यसरकारको ___ग)अन्यनिधिप्रदाताओंको ___VI.वित्तप्रभार(ब्याज) 

VII.अन्यसंदाय(विनिर्दिष्टकरें) 


[PART II _ SEC. 3(i)] 


VI.उधारलीगईरकम 


.-. 


----...-:: 


.-- 


-.. 


. 


. 


. 


...--- 


............ 


....... 


.- 


। 


VII.mit3RT3fuila(aufaa) 


VIII.sifaaufasta 5)4700 ख)बैंकअतिशेष i)dicad# ii)71ud iii)297ud 


[ 411 11 — ug 3(i)] 


: 


: 


[951.F.3/6/2009-] 

सुजीतगुलाटी,संयुक्तसचिव 
MINISTRY 
OF 
TEXTILES 

NOTIFICATION 

New 
Delhi 
, 
the 
4th 
August 
, 
2010 G.S.R.657(E).--InexerciseofthepowersconferredbySection21oftheNationalJuteBoardAct,2008(12of2009)andinsupersessionoftheJuteManufactures| DevelopmentCouncil(Procedural)Rules,2002,exceptasrespectsthingsdoneoromittedtobedonebeforesuchsupersession,theCentralGovernmentherebymakesthe followingrules,namely: 

1. Shorttitleandcommencement.—(1)TheserulesmaybecalledtheNationalJuteBoardRules,2010. (2)TheyshallcomeintoforceonthedateoftheirpublicationintheOfficialGazette... 2.Definitions.--1)Intheserules,unlessthecontextotherwiserequires,--- 

(a)"Act”meanstheNationalJuteBoardAct,2008; 

(b)"Form”meansFormappendedtotheserules. .(2) 
Wordsand 
expressions 
used 
hereinand 
not 
defined,but 
definedin 
theAct, 
shall 
havethe 
meanings 
respectively 
assignedto 
themintheAct. 

3 
. 
Powers 
and 
duties 
of 
Chairperson 
. 
- 
Subject 
to 
the 
provisions 
of 
the 
Act 
, 
the 
Chairperson 
shall 
be 
responsible 
for 
the 
overall 
supervision 
of 
the functioningoftheBoard. 

4.PowersandfunctionsofVice-Chairperson.---TheVice-ChairpersonshallpresideoverthemeetingsoftheBoardintheabsenceoftheChairperson. 
5 
. 
Term 
of 
office 
of 
member 
. 
- 
- 
A 
member 
shall 
hold 
office 
for 
a 
téim 
of 
two 
years 
from 
the 
date 
on 
which 
he 
enters 
upon 
his 
office 
. 

6.Fillingofvacancyofmembers.-(1)AvacancyofthememberoftheBoard,otherthantheexofficiomember,shallbefilledbynominationor appointment,asthecasemaybe,bytheCentralGovernmentinthemannerspecifiedinsub-section(4)ofSection3. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


. 


WikimediaandAlbionit 


• 


(2)Amembernominatedorappointed,asthecasemaybe,tofillupavacancyshallholdofficefortheremainderofthetermofofficeofthemember|o inwhoseplacehehasbeensonominatedorappointed. 

7.AnnualReport.-—TheBoardshallprepareitsannualreportinForm1andsubmitacopythereoftotheCentralGovernmentbefore31Augustofthe followingyearandtheCentralGovernmentshallplacesuchannualreportontheTableofbothHousesofParliament. 

•8.Annualstatementofaccountsandotherrelevantrecords.-(1)Attheendofaperiodoftwelvemonthsendingwith31stMarchofeveryyear,theBoardshall preparethefollowingfinancialstatements:- 

()BalanceSheetinForm2;. ..(1)IncomeandExpenditureAccountinForm3; 

(iii)ReceiptsandPaymentsAccountinForm4. 

(2)TheannualstatementofaccountsdulyapprovedbytheBoardshallbesubmittedtotheComptrollerandAuditor-GeneralofIndiaonorbefore|I 30thJunefollowingtheyeartowhichtheaccountsrelatewhoshallaudittheaccountsoftheBoardandreportthereon. 

.(3)TheannualstatementofaccountsdulyadoptedbytheBoardandaftercertificationbytheComptrollerandAuditor-GeneralofIndia,togetherwiththe auditor sreportthereón,shallbesubmittedbytheSecretaryoftheBoardtotheCentralGovernmentbefore30thSeptemberfollowingtheyeartowhichtheaccountsrelate. 

(4)TheBalanceSheet,IncomeandExpenditureAccount,ReceiptsandPaymentsAccountmentionedinclause(1)shallafterapprovalbytheBoardbesignedby theSecretaryoftheBoard. 

FORM1 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MOFANNUALREPORT 


1.CONTENTS: 


2.HIGHLIGHTSOFNATIONALJUTEBOARD 

Introduction MajorachievementsinResearchandDevelopment ·Policyinterventionduringtheyear 

Parliamentrelatedmatters RighttoInformation(RTI)Act,2005 

OfficialLanguage 3.FUNCTIONSANDORGANISATIONALSETUP 

.Introduction 

ConstitutionoftheBoard. MeetingsoftheBoardandStandingCommittee StaffStrengthofNationalJuteBoard ImplementationofreservationpolicyoftheCentralGovernmentinNationalJuteBoard RecruitmentofpersonswithdisabilitiesunderNationalJuteBoard 


ليعلمنيل 


(PART II- SEC . 3(1)] 


: 


35) 45 19 - 3 


[ 41 ]I - QUE 3 (1) ] 


OrganisationalchartandunitsofNationalJuteBoard RegionalOfficesandRegionalDevelopmentOffices ComputerisationinNationalJuteBoard InternationalCollaboration 
Consultancy Vigilance ImplementationofOfficialLanguagePolicy 

PublicInformationCell 4.FINANCEANDACCOUNTS 

ReceiptsofGrant-in-AidandExpenditure .Provisionapprovedfortheyear------- 

InternalAudit 5.PROJECTS/SCHEMES 

ImplementationofCatalyticDevelopmentProgrammeandotherProgrammesduringXIPlan(2007-12) Projectswithoverseasfunding 

ProjectswithResearchandDevelopmentFunds 6.RESEARCHANDDEVELOPMENTANDEXTENSION 

HighlightsofResearchandDevelopmentinNationalJuteBoard 7.NATIONALJUTEBOARDSUPPORTSERVICES 

Training Publicityprogrammes,PressandMediaRelations Juteseedproductionandsupply 

Marketsupport 8.UTESTATISTICS 

Rawjuteproduction Pricesofrawjute JuteGoodsExportsandImports 

Graphs ·ANNEXURES 

ListofBoardMembers Abbreviations 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Li 


FORM2 


KAL ! 


UT 


FORMOFFINANCIALSTATEMENTS(NOT-PROFITORGANISATIONS) 
Name 
of 
Entity BALANCESHEETASAT__ 


(Amount-Rs.) 

PreviousYear 


Schedule 


CurrentYear 


CORPUS/CAPITALFUNDANDLIABILITIES CORPUS/CAPITALFUND RESERVESANDSURPLUS 


EARMARKED/ENDOWNMENTFUNDS. 


SECUREDLOANSANDBORROWINGS UNSECUREDLOANSANDBORROWINGS 


DEFERREDCREDITLIABILITIES 


CURRENTLIABILITIESANDPROVISIONS: 


TOTAL 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


ASSETS 


. 


. 


. 


. 
. 
. 
FIXED 
ASSETS 


INVESTMENTS-FROMEARMARKED/ENDOWNMENTFUNDS 


9 


INVESTMENTS-OTHERS 


CURRENTASSETS,LOANS,ADVANCESETC. 


MISCELLANEOUSEXPENDITURE 


(totheextentnotwrittenofforadjusted) TOTAL 


SIGNIFICANTACCOUNTINGPOLICIES 


CONTINGENTLIABILITIESANDNOTESONACCOUNTS 


[PART IH _ SEC . 3(1)] 


WT 


S 


ER 


FORM3: FORMOFFINANCIALSTATEMENTS(NON-PROFITORGANISATIONS) 

NameofEntity INCOMEANDEXPENDITUREACCOUNTFORTHEPERIOD/YEARENDED__ 


[ 978 II — Que 3(1) ] 


(Amount-Rs) PreviousYear 


INCOME 


: 


Schedule 


Currentyear 


w 


12 13 


,14 


IncomefromSales/Services Grants/Subsidies Fees/Subscriptions- IncomefromInvestments(IncomeonInvestmentFromearmarked/endow,FundstransferredtoFunds) IncomefromRoyalty,Publicationetc. InterestEarned OtherIncome Increase/(decrease)instockofFinishedgoodsandworks-in-progress 


15 


16 


18 


TOTAL(A) 


EXPENDITURE 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


. 


lesetc.. 


EstablishmentExpenses OtherAdministrativeExpensesetc. ExpenditureonGrants,Subsidiesetc: Interest Depreciation(NetTotalattheYear-end-correspondingtoSchedule8) 


TOTAL(B) 


BalancebeingexcessofIncomeoverExpenditure(A-B) TransfertoSpecialReserve(Specifyeach) Transferto/fromGeneralReserve 


BALANCEBEINGSURPLUS(DEFICIT)CARRIEDTOCORPUSICAPITALFUND. 


24 


SIGNIFICANTACCOUNTINGPOLICIES CONTINGENTLIABILITIESANDNOTESONACCOUNTS 


edemokratieto 


FU-14 


FORMOFFINANCIALSTATEMENTS(NON-PROFITORGANISATIONS) :NameofEntity 


RECEIPTSANDPAYMENTSFORTHEPERIODYEARENDED 


RECEIPTS 


CurrentYear.1PreviousYear 


(Amount-Rs.) CurrentYearPreviousYear 


PAYMENTS 


zimin 


OpeningBalances 

a) Cashinhand 

b)BankBalances i)Incurrentaccounts ii)Indepositaccounts iii)Savingsaccounts 


1.Expenses a)EstablishmentExpenses(correspondingtoSchedule20) D)AdministrativeExpenses(correspondingtoSchedule21) 


I 


II.Paymentsmadeagainstfundsforvariousprojects (Nameofthefundorprojectshouldbeshownalongwiththeparticularsofpayments madeforeachproject) 


II.GrantsReceived i!a)FromGovernmentofIndia 

b)FromStateGovemment 11c)Fromothersources(details) 

(Grantsforcapitalandrevenue expendituretobeshownseparately) 


BISEDET 


III.IncomeonInvestmentsfrom 

a)Earmarked/EndowFunds b)OwnFunds(OtherInvestment) 


III,Investmentsanddepositsmade a)OutofEarnarked/Endowmentfunds b)OutofOwnFunds(Investments-Others) 


and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 


... 


IV.InterestReceived 

a)OnBankdeposits b)Loans,Advancesetc. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


D 


IV.ExpenditureonFixedAssetsandCapitalWork-in-Progress a)PurchaseofFixedAssets b)ExpenditureonCapitalWork-in-progress 


V.OtherIncome(Specify) 


V.Refundofsurplusmoney/Loans a)TotheGovernmentofIndia b)TotheStateGovermeni c)Tootherprovidersoffunds 


VI.FinanceCharges(Interest) VII.OtherPaynients(Specify) 


VI.AmountBorrowed VII.Anyotherreceipts(givedetails) 


O 


VII.ClosingBalances a)Cashinhand b)BankBalances 

i)incurrentaccounts ii)Indepositaccounts iii)Savingsaccounts 


TOTAL 


TOTAL 


[Part II— Sec. 30)] 


(F.No.3/6/2009-Jute] SUJITGULATI,Jt.Secy. 


. 


. 


